रजिस्ट्री सं० डी एल - 33004/ 99 


REGD . NO. D. L.-33004 /99 


. 


SHRAMER 


AN 


मयमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 
भाग II - ~- खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II Section 3- - Sub -scction ( ii) 
प्राधिकार से प्रकाशित 

GOVINE 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , फरवरी 12, 2001 /माघ 23, 1922 
NEW DELHI , MONDAY , FEBRUARY 12, 2001/ MAGHA 23 , 1922 


ire 


roorim 


= 


1 


%3D1 - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 79 ] 
No. 79] 


न 


विधि , न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय 

( विधायी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2001 
का . आ . 118 ( अ), - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा 
जिसके अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी का नाम अन्तर्विष्ट है, जो इसमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित हुआ है , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित 
की आती है : 

घोषणा 
पश्चिम बंगाल राज्य में पंसकुरा, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिएनिर्वाचन 
निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों 
के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि : -- 

( नाम ) 

डा . विक्रम सरकार 
( पता ) 

एडी - 301 सेक्टर 1, साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता - 700064 

जी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस [ मान्यताप्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल का नाम ] द्वारा प्रायोजितकिए गए थे, श्रीमती गीता मुखर्जी 
की मृत्यु के कारण इस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यकत: निर्वाचित हो गए हैं । 

स्थान : मिदनापुर 
तारीख : 8 जून, 2000 

ह० 

रिटर्निग आफिसर 
29 - पंसकुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र " 
[ फा . सं. एच - 11024 ( 4 )/ 2000 - वि . 2 ( 1 ) ] 
एन. एल.मीणा, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी 


427 GI/2001 


- - 


1 


. 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[Part II- SEC. 3( )] 
MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 

(Legislative Department ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th February, 2001 
$. 0 . 118 (E ).- In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following 
declaration containing the name of the elected candidate in the constituency referred to therein is published for general 
information : 

Declaration 
Election to the House of the People from the 29- Panskura Parliamentary Constituency in West Bengal State 

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with 
the nutc 64 ofthe Conduct of Elections Rules, 1961 , I declarethat-~ 
(Name) 


Dr. Bikram Sarkar 


( Address ) 

AD -301, Sector-I, Salt Lake City , Calcutta-700064 
sponsored by All India Trinamool Congress 
(name of the recognised / registered political party ] 
has been duly elected to fill the vacancy caused in that H 


a Mukherjee . 


Place . Midnapore 
Date - 8thJune , 2000 . 


Sd/ 


Returning Officer , 
29-Panskura Parliamentary Constituency." 

[ E. No. H-11024 ( 4 )/ 2000 - Leg-II (1 )] 

N. L . MEENA, Jt. Secy. & Legislatve Counsel 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 फरवरी , 2001 
का . आ . 119 ( अ), - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा 
जिसके अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी का नाम अन्तर्विष्ट है, जो इसमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित हुआ है , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित 
की जाती है : 

घोषणा 
उड़ीसा राज्य के 10 - असका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिएनिर्वाचन 
"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों 
के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि : 


( नाम ) 

कुमुदीनी पटनायक 
( पता ) 

ग्राम डा . धुनकापाडा, जिला गंजम 


- - 


- 


- 


= 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - - = 


[ भाग [ - खण्ड 3(ii ) ] 

भारत का राजपत्र : अमाधारण 

- - - - - - - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 
जो बीजू जनता दल [ मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल का नाम ] द्वारा प्रायोजित किए गए थे, श्री नवीन पटनायक के त्यागपत्र के 
कारण इस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यकत: निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थान : चत्रापुर 


तारीख : 29 मई, 2000 


ह०/ 


रिटर्निंग आफिसर 


10 - असका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र " 


[ फा . सं . - एच 11024 ( 4 )/ 2000 - वि . 2( 2 ) ] 


एन . एल. मीणा, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 12th February, 2001 


S. O . 119 ( E ).---. In pursuancc of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 ( 43 of 1951), the following 
declaration containing the name of the clected candidate in the constituency referred to therein is published for general 
information : 


Declaration 


Election to the House of the People from the 10 - Aska Parliamentary Constitutency in Orissa State . 


" In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with 
Tule 64 ofthe Conduct of Elections Rules, 1961 , I declarethat-~- - 


(Naine) 


Kumudiru Patnaik 


( Address ) 


Of Village/ Post Dhunkapada, Distt. Ganjam 
sponsored by Biju Janata Dal 
[nameof the recognised /registered political party ) 


las been duly clected to fill the vacancy caused in that House by the scat of Sluri Naveen Patnaik having become vacantby 
rcason of his resignation , 


Place . Chatrapur 


Date : 29th May, 2000 


Sd/ 


Returning Officer, 


10 -Aska Parliamentary Constituency " . 

[F. No. H- 11024(4)/2000- Leg-II (2)] 
N. L. MEENA, Jt. Secy. & Legislative Counsel 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ Sic . 3(1)] 


- - - - 


- - 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2001 


का . आ . 120 ( अ )... - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा 
जिसके अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी का नाम अन्तर्षिष्ट है, जो इसमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित हुआ है , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित 
की जाती है : 

घोषणा 
उत्तर प्रदेश राज्य में , 67 - कन्नौज संसदीयनिर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन : 

"निर्वाचनों का संचालननियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों 
के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि : --- 


( नाम ) 


श्री अखिलेश यादव 


( पता ) 


ग्राम व डा. सेफैई, जिला इटावा 
जो समाजवादी दल [ मान्यताप्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल का नाम ] द्वारा प्रयोजित किए गए थे, श्री मुलायम सिंह यादव के त्यागपत्र के 
कारण इस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यकतः निर्वाचित हो गए हैं । 
ग्थान : एस. एन . इन्टर कालेज 

हॉस्टल ग्राउन्ड, कन्नौज 
तारीख : 25 - 2 - 2000 


ह०/ 


रिटर्निंग आफिसर 
67, कन्नौज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र " 


[ फा . सं. - एच 11024 ( 4 )/ 2000 - वि . 2 ( 3 ) ] 
एन. एल. मीणा, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th February , 2001 
S. O . 120 ( E ). - Inpursuance of section67 ofthe Representation of the People Act, 1951 ( 43 of 1951), the following 
declaration containing the name of the elected candidate in the constituency referred to therein is published for general 
information 

Declaration 
Election to the House of the People from the67-Kannauj Parliamentary Constitutency in Uttar Pradesh State 

“In pursuance of the provisions containedin section 66 of the Representation of the Pcople Act, 1951, rcad with 
the rule 04 of the Conduct of Elections Rules , 1961, I declare that 
( Name ) 
Sri Akhilesli Yadav 
( Address ) 
of Village and Post Saifai, District Etawah , 
sponsored by Samajwadi Party 
| manic of recognised/ registered political party ] 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


-- 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Shri Mulayam Singh Yadav 
Place S N Inter College, 

Hostel Ground, Kannauj, 
Date : 25- 2- 2000 

Sd/ 

Returning Officer, 
67,Kannauj Parliamentary Constituency" . 

ENo. H- 11024 (4 )/ 2000 - Leg- II ( 3)] 
N . L.MEENA , Jt. Sccy. & Legislative Counsel 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2001 


का . आ . 121 ( अ ). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा 
जिसके अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी का नाम अन्तर्विष्ट है , जो इसमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित हुआ है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित 
की जाती है : 


घोषणा 


कर्नाटक राज्य में , 5 - बेल्लारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिएनिर्वाचन : 


निर्वाधनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों 
के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि : --- 


( नाम ) 


श्री कोलर बासषनगौड 


( पता ) 


एस. ओ. के . तिम्मानागोड 


117, तीसरा क्रास पार्वती नगर, बेल्लारी - 583100 


जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस [ मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल का नाम ] द्वारा प्रयोजित किए गए थे, श्रीमती सोनिया गांधी के 
त्यागपत्र के कारण इस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यकतः निर्वाचित हो गए हैं । 

स्थान : बेल्लारी 
तारीख : 25 - 2 - 2000 


ह०/ 


रिटर्निंग आफिसर 


बेल्लारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र " 


[ फा . सं . एच- 11024( 4 )/ 2000 - वि . 2( 4 ) ] 


एन. एल. मीणा, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th February , 2001 
S. 0 . 121 ( E ).- - In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act , 1951 ( 43 of 1951), the following 
declaration containing the name of the elected candidate in the constituency referred to therein is published for general 
information : 


५२१८r/ 200/- 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART [ 


Suc . 3 (1) ] 


- 


LG 


- 


- - 


- 


Declaration 


Election to the Housc of the People from No. 5 - Bellary Parliamentary Constituency in Karnataka State . 

" In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with 
the rule 64 of the Conduct of Elections Rules , 1961, I declare that 
(Name) 
Shri Kolur Basavanagoud 
( Address ) 
S / K . Timmanagoud , 
117 , 3rd Cross, Parvati Nagar, Bellary -583 103. 
sponsored by Indian National Congress ( INC ) 
name of the recognised /registered political party ! 
tas been duly elccted to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Smt Sonia Gandhi. 
Place . Bellary 
Date : 25 - 2 -2000) 


Sd / 

Returning Officer, 
5 -Bellary Parliamentary Constituency" . 

F.No. H - 11024 (4 )/2000 -Leg - 11( 4)] 
N . L .MEENA, Jt. Secy. & Legislative Counsel 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Roud , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


